जिस्ट्री सं . जी . एल . - 33001/ 97 
REGISTERED NO . D . L. - 33001 / 97 


REGISTERED NO . DL -33001 /97 


: 


सत्यमेव जयते 


.. 


.... 


. 


. 


" 


. . . 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


21 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- . 


- - 


सं . ] 

मई दिल्ली, शनिवार, मार्च 1, 1997 / फाल्गुन 10. 1918 
No. 9 ) NEW DELHI, SATURDAY , MARCH 1, 1997 /PHALGUNA 10 . 1918 

- - - - - - - - - - - - - - - --- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - ---- -- - - - - - - - - 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यद् अन्नग संकलन के रस में 

. रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as 1 

separate compilation 
- - - - - - - - - - --- - - 

माग II - - खण्ड 3 - - उप- खण्ड ( iii ) 

PART II - Section 3 – Sub -section ( til) 
---- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - 

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - - --- ---- - - - - - ---- 
केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएं 
Orders and Notifications issued by Central Authoritios ( other tritio Aimi istritions of U10 ) 

Territories) 


- - 


- 


- 


. - - - 


भारत निर्वाचन आयोग 

आदेश 

नई दिल्ली , 7 फरवरी, 1997 
या अ . 32.---- यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1996 में हर विधान सभा के साधारण निर्वा 
चन के लिए 138-- दमदम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री किशोर चुरु लाव , 
निवासी - 37, रामानन्द चटर्जी स्ट्रीट , कलकत्ता - 9 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 19 5 1 तया उम अधीन बनाए गए नियमों के 
अधीन अपने निर्वाचन -व्ययों का कोई भी लेग्या दाखिल करने में असफल रहे है ; 

और यतः, उक्त अभ्यर्थी ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण या स्पष्टीकरण 
नहीं दिया है अथवा या उनके द्वारा दिए गए चावेदन पर यदि कोई हो विचार करने के पश्चात निर्वाचन आयोग का 
यह समाधान हो गया है कि उक्त असफलता के लिए उन पास कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 

ससः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग इसके द्वारा श्री किशोर चरु लाव 
को संसद के किसी भी सदन में पाकिनी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य चने 
जाने और होने के लिए एप आदेश को तारीख से तीन वर्ष को कानाधि के लिए निरहित घोषित करता है । 


[ सं . 76/ प . बं . - वि . स . /97( 2 ) ] 

प्रादेश से , 
घनश्याम खोहर , सचिव 


(153 ) 


372 GI / 97 - ~- 1 


- - 


- - - 


- - 


154 - THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 1, 1997 / PHALGUNA 10 , 1918 [ PART II .--SEC . 3 (iii ) ] 

- - - - - - -- - ---- -- --- -- - - - -- - 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 

r e , even after due notice « f the Election Commis 

fon , after considering the 
ORDER 

representation , if any, 

made by him is satisfied that he has no good rea 
New Delhi, the 7th February, 1997 li jisun or justification for the said failurc . 
OEN. 32 . - Whoteas , the Election Commission 

___ .. Now, , therefore, in pursuance of Section 10A of 
is satisfied that Shri Kishore Churu Law , Ro 37, 

___ the said Act, the Election Commission hereby de 
Ramanandahit Chatterjee Street, Calcutta -9 , the con 

clares Shri Kishori Churu -Law to be disqualified for 
testing candidate in 138 -Dum Dum Assembly Con 

being chosen as, and for being a member of either 
stituercy at tha Gencral Election to Legislative As 

House of the Parliament or of the Legislative As 
sembly , 1996 has failed to lodge an account of his 

sembly or Legislative Council of a State U . T . Por a 
election expenses , as required by the Representation 

Period of 3 years from the date of this order . 
of the Pcople Act , 1951 and the Rules made there 
under ; 

[ No . 76 / WB-LA/ 97 ( 2 ) 1 
And , whereas , the said candidate has either not 

By Order, 
furnished any reason or explanation for thc said fail 

GHANSHYAM KHOHAŘ , Secy . 


प्रादेश 


नई दिल्ली , 7 फरवरी, 1997 


आ . अ . 33. - यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में 
विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन- क्षेत्र में 1996 में हुए लोक सभा के 
निर्वाचन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा नदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त मारणी के स्तम्भ 
( 4 ) में यथाशित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 


और यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण 
. प्रवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेपतों पर , यदि कोई हो , विचार करने के पश्चात् 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायो 
चित्य नहीं है । 


अतः अब निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10 - क के अनसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 3 ) 
में विनिदिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् 
के सदस्य चने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निहित 
घोषित करता है :---- 

सारणी 


निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम 


क्रम सं . संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की 

संख्या और नाम 


निरर्हता का कारण 


____1 
- - -- - 


2 
- - - - -- ----- --- - - - - 


3 
- - - - - - - - - -- - 


- 


1. 5 केन्द्र पाडा 


निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


गणेश्वर पारिदा , 
स्थान दुतिपाल , 
डाकघर - पुरुषोत्तम पुर 
जिला - केन्द्रपाड़ा 

उड़ीसा । 
बीरा किशोर दाम , 
ग्राम - कालादिया , 
डाकघर - नामोजा, 
जिला केन्द्रपाड़ा , 
उड़ीसा । 


2. 9 - -- भुवनेश्वर 


- ~ वही - - 


- - - 


- - 


__ - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


155 


भारत का राजपन्न : माघ 1, 1997/फारगन 10, 1918 
- 

- - - - - - - - - - - . : . - - -----. . . 


- 


- 


- - : . 


___ - - 


- 


- - 


. .: . . . :. . : - : 


1. - : : - 


- 


- 


- 


- 


[ भाग II - - खंड 3 (iii ) ] 
- - -- - ---- 

1 2 
- - - - - - - - -- - -- -- - 
3. 9 - भुवनेश्वर 


निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे 


4 . 17 - सम्बलपुर 


श्रीराम चन्द्र माहू 
रत्न बेहरा 
सुप्रीम कैपिटल , 
स्थान डाकघर कोकोरदा 
पिन - 761144 
जिला - गंजम , 

उड़ीसा 
तेजाराज नायक , 
स्थान डाकघर - बरहागुडा, 
जिला - बारगढ़ , 
उड़ीसा । 
दशरथ पाना 
स्थान - - केन्दपाली 
डाकघर.--- चाकरकेन्द 
जिला - बारगढ़, उड़ीसा 


विधि द्वारा अपेक्षित रीति में 
निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


5 . 17 - सम्बलपुर 


- यही ---- 


[ सं . 76/ उड़ीसा - लो . स ./ 97 ( 2)] 

आदेश से , 
घनश्याम खोहर, सचिव 


ORDER 


New Delhi, the 7th February, 1997 


O . N . 33 . - Whercas , the Election Cominission is satisfied that the contesting candidates specified 
in column ( 3) of the Table below at the election to the House of the People 1996 held from the constituency specified 
in column (2 ) against his /her name has failed to lodge an account of his /her clection expenses or in the mannce 
required by law, as shown in column ( 4 ) of the said table , as required by the Representation of the People Act. 1951 
and the Rules made thereunder ; 


And whereas , the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failurd 
even after due notice or the Election Commission , after considering the representations iſ any, made by him /her 
is satisfied that he /she lias no good reason or justification for the said failure ; 


Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby deelares the 
persons specified in column ( 3 ) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being, a member of 
eitber House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 3 years 
from the date of this order, 


TABLE 


S. No . 


Name of contesting candidate 


No . & Name of Parliamentary 
Constituency 


Reason for disqualification 


3 


1. 


5- Kendrapara 


Ganeswar Parida,, At- Dutial, 
PO - Purusottampur , 
Distt . Kendrapara , Orissa . 


Failed to lodge the 
of election expenses . 


account 


156 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 1 , 1997/PHALGUNA 10 , 1918 [PART II--- SEC. 3(iii )] 


- 


. ... - . - - 


- - - - 


- 


" 


- : . .. - 


- - . - " - - - - 


- - - 


- 


- 


9 - Bhubaneswar 


9 - Bhubaneswar 


Bira Kishore Dash , Failed to lodge the account of 
Vill -- -Kaladia , PO – Namouza , election expenses . 
Distt. Kendrapada, Orissa. 
Sriramachandra Sahoo Ratna 

- do 
Behera , Supreme Capital, 
At/ PO - Konkorada , 
Pin. 761144, Distt. Ganjam, 
Orissa. 
Tejaraj Nayak, 

Failed to lodge the account of 
At/ P. O . Barhaguda , election expenses in the manner 
Distt . Bargarh, Orissa . 

required by law . 
Dasharath Patra , 

- do 
At- Kandpali, 
PO — Chakarkend , 
Distt . Bargarh , Orissa . 


17 - Sambalpur 


5 . 


17 -Sambalpur 


[ No . 76 / OR- HP/ 97(2 )] 

___ By Order , 
GHANSHYAM KHOHAR , Secy. 


मादेश 


नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1997 


मा . प्र . 34. - - यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ 3 में यथा 
विनिविष्ट निर्वाचन क्षेत्र से 1995 में हुए उड़ीसा विधान सभा के साधारण उप -निर्वाचन में उसके सामने स्तम्भ 4 
में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा 
अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ 5 में यथा दशित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ; 


न्यक 


लत 


और यतः, उक्त अभ्यर्थी ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा 
स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उस द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर , यदि कोई हो , विचार करने के पश्चात , निर्वाचन आयोग का 
समाधान हो गया है कि उसके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्स कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 


प्रतः, प्रब , निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10 - 2 के अनुसरण में नीच की मारणी के स्तम्भ ( 4 ) में 
विनिदिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किमी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान 
परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित 
घोषित करता है । 

सारणी 


AAPLIEmaiIA 


r : 


क्रम सं . निर्वाचन का विवरण 


अभ्यर्थी का नाम व पता 


निरर्हता का कारण 


निर्वाचन - क्षेत्र का नाम व 

क्रम सं . 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- -- 


- - - - . 


2 


5 


3 
5 - चांगड़ीपोसी ( अ . ज . जा . ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


1. उडीसा विधान सभा के लिए 

साधारण निर्वाचन 


श्री क्षेत्रमोहन मराण्डी 
स्थान बालीजोड़ी 
पो . नूहमालिया 
जिला -- मयूरभंज , 
उड़ीसा । 


निर्वाचन व्ययों का कोई भी 
लेखा दाखिल करने में 

अमफल रहे । 


[ भाग II ---- 3 ( iii )] 
- - - - - -- -- - - - --- - 
___ 1 

2 


भारत का गजपन्न : मार्च 1, 1997/ फाल्गुन 10, 1918 
- - - - - --- --- -- - - -...--- -- - - - - - - -- -- .: . - - 


_ 157 


- 


--- -- - -- - - - - -- - -- - 


. 


. - - - - - - -- 


- - - - 


- --- - 


- 


- 


- 


2. उडीसा विधान सभा के 

लिए साधारण निर्वाचन 


50 - भुवनेश्वर 


. . . -- - - 

- - - . 
श्री अशोक कुमार सामन्तरे 
ग्राम/ पो . आ . - बारमुण्डा 
भुवनेश्वर , 
उड़ीसा । 


- . - . . - - - - 
निर्वाचन व्ययों का कोई भी 
लेखा दाखिल करने में 
असफल रहे । 


3. 


वही 


56 - पुरी 


- - वही 


श्री प्रफुल्ल कार 
स्थान मारकेण्डेश्वर साही 
समील मिश्र साही , 
पुरी टाउन , जिला पुरी 
उड़ीसा । 


- वही -- 


56 - पुरी 


- - वहीं-- - 


श्री चिन्तामणी मिश्रा, 

ग्रा . / पो . पा . बीराहारे 
कृष्णापुर, जिला पुरी 
उड़ीसा । 


_____ 5. 


वही 


125 -बिजेपुर 


- - वही - - 


श्री छलिया मेहर 

स्थान / पो . पा . 
वारापाली, 
थाना - वारपाली 
जिला- बारगढ़ . 
उड़ीसा । 


54 - काकटपुर 


6. उड़ीसा विधान सभा के लिए 

उप -निर्वाचन , 1996 


-~- वही - - 


श्री प्रमोद बिस्वाल 

ग्राम / पो . मा . देरुनिया , 
जिला पुरी 
उड़ीसा । 


- 


- 


- 


[ सं . 76/ उड़ीसा - वि . स . / 97 ( 2) )] 

आदेश से , 
घनश्याम खोहर, सचिव 


ORDER 
New Delhi, the 7th February, 1997 


And whcrcas , the concerned cardidate has cither 
not furnished any reason / explanation for the said 
failure even after due notice or the Election Com 
mission , after considering the representation , if any 
made by him /her is satisfied that he / she has no good 
reason or justification of the said failure ; 


O . N, 34. - Whereas , the Election Commission 
is satisfied that each contesting candidate specified in 
column ( 4 ) of the Table below at the General/ Bye 
Election to the Orissa Legislative Assembly held in 
1995 and 1996 from the Assembly Constituency as 
specified in column ( 3 ) against his /her name has 
failed to lodge a account of his / her election expen 
ses as shown in column ( 5 ) of the said Table as 
required by the Representation of the People Act, 
1951 and the Rules made there under ; 


Now , therefore , in pursuance of Section 10A of 
the said Act, 1951 the Election Commission hereby 
declares the persons specified in column ( 4 ) of tho 
Table below to be disqualified for being chosen as , 
and for being a member of either House of the 
Parliament or of the Legislative Assembly or Legis 
lative Council of a State /Union Territory for a 
period of 3 years from the date of this order. 


158 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 1, 1997/ PHALGUNA 10 , 1918 [Part II — Sec. 3( iii ) ] 


- - 


: - 


. 


. 


. 


. . . 


. -.: 


- 


- - --- 


- 


- 


- - 


- ---- 


- 


--- - - - - - - 


- -- - - -- - - - - -- -- -- : - : .. :- . - . .. . -- -- 

TABLE 


Sl. No. 


Particulars of 
election 


SI . No . & Name of 
Constituency 


Name und Address of 
candidate 


Reason for dis 
qualification 


5 


General Election to 5 - Bangriposi 
the Orissa Legis 
lative Assembly, 
1995 


__ - do 


50 - Bhubaneswar 


do 


Shri Kshetramohan Marandi, Failed to lodge 
At : Balijodi, 

any accounts of 
PO : Nuhamalia , 

election expenses . 
Dist : Mayurbhanj 
Orissa 
Shri Ashok Kumar Samantaray , 
Vill/ P. O .- Baranmunda , 
Bhubaneswar , Orissa . 
Shri Prafulla Kar , 

- do 
At : Markandeswarsahi 
Samil Mishra Sahi, Puri town , 
District : Puri, 
Orissa . 


-do 


___ 56-Puri 


56 - Puri 


do 


56- Puri 


- do 


125- Bijepur 


Shri Chintamani Mishra , 
Vill /PO : Birahare . 
krushnapur , District : Puri , 
Orissa . 
Shri Chhaila Mcher 
At/ P. O . : Barpali, PS. Barpali , 
District : Bargarh. Orissa . 
Shri Pramod Biswal, 
Vill / P . O . : Derunia , 

Dist : Puri, 
Orissa . 


54- Kakatpur 


Bye-election to the 
Orissa Legislative 
Assembly , 1996 . 


[ No. 76/ OR-LA/ 97 ( 2)] 

By Order , 
GHANSHYAM KHOHAR , Secy . 


शुद्धि पत्र 

नई दिल्ली , 10 फरवरी, 1997 
आ . प्र . 35.---- भारत के राजपत्र के साधारण राजपत्र और पश्चिम बंगाल सरकार के राजपत्र के साधारण 
राजपत्र में भी प्रकाशित तारीख 7 जनवरी , 1997 के आयोग के आदेश सं . 76/ प . बं . -वि . स . / 97( 1 ) में संलग्न 
सारणी में निम्नलिखित त्रुटियों की परिद्धि की जाएगी : 
( i) स्तम्भ 3 के नीचे क्रम संख्या 12 के सामने विद्यमान शब्द " पी . एस बेल्लाटोर के स्थान पर 

" पी . ओ . बेल्लाटोरे ", और 
(ii ) स्तम्भ 3 के नीचे क्रम संख्या 13 के सामने विद्यमान शब्द " श्री अब्दुल हरि मल्लिक " के स्थान पर 

" श्री अब्दुल हाय मल्लिक पढ़े जाएंगे । 


[ सं . 76/ प . बं . - वि . स . / 97( 1 ) ] 

आदेश से , 
घनश्याम खोहर, सचिव 


[ भाग II — सोड 3 (iii )] भारत का राजपत्र : मार्च 1, 1997) फास्गन 10, 19 18 

159 
- : - . - - - - . - = - = - - -- - - - - - - - -- -- --- : - -- - - - - - - - --- -- - -- - - - - - -- - - --- - -- - 
ERRATA 

यतः अब , श्री उमेद सिंह कश्यप का नाम राजपत्र में 
New Delhi, the 10th February , 1997 

यथाप्रकाशित आयोग के तारीख 7 - 11 - 96 के आदेश सं . 
O . N. 35... - In the 

76/दिल्ली- वि . म . / 94 ( 14 ) खण्ड- II में से तारीख 30 - 1 -97 
Commission s Order No . 
76 / WB- 1. A / 97 ( 1 ) fi dated the 7th January , 1997, 

को और उस तारीख से हटा दिया समझा जाएगा । 
published in the Gazette of India , Ordinary Gazette 
and also published in the West Bengal Government 
Gazette in the Ordinary Gazette , the following errors 

[ म 76/दिल्ली- वि . सं / 94- खंड 11 ] 
in the Table appended to the above order shall be 

प्रादेश मे , 
rectified . 

के . जे . राव , सचिव 
( i ) against Sl . No. 12 under column 3 for the 

existing words “ P . S . Beliatore " , the words 
" P . C . Beliatore ", and 

New Delhi , the 7th Fcbruary, 1997 
( ii ) against Sl. No . 13 under column 3 for the 

cxisting words " Shri Abdul Hari Mallick , O . N. 36. -- - Whereas, Shri Umed Singh Kashyap 
the words " Shri Abdul Hai Mallick ", shall 

resident of Village Kakrola , New Delhi- 110043, a 
be read . 

contesting candidate for the General Election to the 

Legislative Assembly of National Capital Territory of 
[ No . 76 / WB- LA / 97 ( 1 ) ] 

Delhi for 24- Mangolpuri ( SC ) Assembly Constituency , 
By Order, 

held in November, 1993 was disqualificd by the Elec 
GHANSHYAM KHOHAR , Secy . 

tion Commission of India vide its order No. 76| DL 

LA 94 ( 14 ) Vol. II dated 7 - 11 - 96 under secion 10A 
नई दिल्ली, 7 फरवरी , 1997 

of the Representation of the People Act, 1951 for 

failure to lodge accounts of election expenses within 
श्रा . अ . 36 : - -यत : 24 मंगोलपुरी ( अ . जा . ) the time and in the manner as required by the said 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से नवम्बर , 1993 में दिल्ली 

Act and Rules made thereunder ; and 
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा के लिए हुए 
साधारण निर्वाचन के लिए निर्वाचन लड़ने वाले एक अभ्यर्थी, 

Whereas, the said Shri Umed Singh Kashyap had 

submitted a petition before the Election Commission 
श्री उमेद सिंह कश्यप , निवासी - गांव फकरोला , नई दिल्ली of India for removal of disqualification imposed on 
110043 को , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 के him, and 
नियम 10क के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने 

Whereas, after considering the petition the appli 
निर्वाचन व्ययों का लेखा समय के अन्दर तथा सम्यक रीति 

cant was given the opportunity of a personal hearing 
में दाखिल करने में असफल रहने के कारण भारत निर्वाचन hefore the Commission , and 
आयोग द्वारा तारीख 7 - 11 - 96 के अपने आदेश में 
76 /दिल्ली -वि . सं . / 94 ( 14) द्वारा निरहित किया गया Whereas Shri Umed Singh Kashyap pleaded that 
था , और 

the disqualification imposed upon him may be with 

drawn , and 
यतः, उक्त श्री उमद सिह कश्यप ने अपने ऊपर अध्या 
रोपित निरर्हता को हटाने के लिए एक याचिका प्रस्तुत की 

Whereas. taking into account all material facts of 
थी , और 

the case , the Election Commission , in exercise of the 

powers conferred by Section 11 of the Representation 
यतः, आवेदक की याचिका पर विचार करने के बाद of the People Act , 1951 , has vide its order dated 
उन्हें आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का 

5 - 2 -97 removed the disqualification imposed 
अवसर 

upon 

Shri Umcd Singh Kashyap by the Commission s order 
दिया गया था , और 

dated 7 - 11 - 96 , under section 10A of the said Act, 

with effect from 30 - 1 -97. 
यतः, श्री उमेद सिंह कश्यप ने यह पैरवी की कि 
उनके ऊपर अध्यारोपित निरर्हता हटा दी जाए , और 

Now , therefore the name of Shri Umed Singh 
यतः, इस मामले में संबंधित सभी सारवान तथ्यों को Kashyap shall deem to have been omitted from the 
ध्यान में रखते हा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 

Commission s order No . 76 DL -LA |94 ( 14 ) Vol. II 
की धारा 11 तथा धारा 19क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

dated 7 - 11 - 96 as published in the Gazette , on and 

from 30 - 1 - 97 . 
प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग ने उक्त अधिनियम के 
नियम 10क के अधीन आयोग के तारीख 7 -- 11 - 96 के 
आदेश द्वारा श्री उमेद मिह कश्यप पर अव्यारोपित निरर्हता 

[ No . 76 DL -LA/ 94 - Vol II ] 
को अपने तारीख 5 - 2 - 97 के आदेश द्वारा तारीख 

By Order, 
30 - 1 - 97 से हटा दिया है । 

K. J. RAO, Secy. 


160 


I 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 1 , 1997 /PHALGUNA 10 , 1918 [ PART II ---SEC. 3 ( iii ) ] 

- - - -- -- -- - -- - 

-- --- --- - - 

. . . - - - - -- - - - - - - - - - - -- 
नई दिल्ली , 14 फरवरी, 1997 

the date he takes over charge and uotil further 

orders vice Shri A. Bharat. । 
आ . अ . 37 : - - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 
( 1950 का 43 ) की धारा 132 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 

2. Shri S. K . Hajra shall cease to hold and 

hand over forthwith the charge of all or any 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत निर्वाचन अायोग , 

charges of york , under the Government of 
कर्नाटक सरकार के परामर्श मे श्री ए . भारत के स्थान पर 

Karnataka which he may be holding before such 
श्री एस . के , हाजरा, पाई . . एस. सचिव कर्नाटक सरकार assumption of cffice . No exceptions will be pit 
को उनके कार्यभार संभालने की तारीख से और आगामी 

mmitted . 
आदेशों तक , कर्नाटक राज्य के मुम्य निर्वाचन अधिकारी से ____ 3 . Shri S. K. Hajra while functioning as the 
रूप में एतद्द्वारा नामित करता है । 

Chif Electoral Officer, Karnataka shall not be 
ordered to hold any additional charge whatsoever 

under the Government of Karnataka , except that 
2. श्री एस . के . हाजरा, कर्नाटक सरकार के अधीन सभी 

he should be designated Secretary to the Gover 
पदभार या किसी के पदभारों को जिन्हें वे ऐसे पदभार ग्रहण mont incharge of Election Department in the State 
करने में पूर्व धारित कर रहे हो , तत्काल धारण करना बन्द कर 

Secretariat as decided by the State Government 

Union Territory Administration , 
देंगे या सौंप देंगे । किसी अपवाद की अनु गति नहीं दी जाएगी । 

4 . If Shri S. K . Hajra is entri ! sted with or is 
3. श्री एम . के . हाजरा को मख्य निर्वाचन अधिकारी 

made to hold any additional charge of any kind 
कर्नाटक के रूप में कार्य करते हुए कर्नाटक सरकार के अधीन 

whatsoever , without the prior written approval of 

the Commission , he shall stand removed automati 
कोई भी अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने की अनमति नहीं 

cally from the office of the Chief Electoral Officer . 
दी जाएगी, मिवाय इसके कि उन्हें राज्य सचिवालय में Karnataka from the date of assumption of such 
निर्वाचन आयोग के अधीन विभाग के प्रभारी सरकार के 

ad litional charge as per this order and no separate 

orders will, or need to , issue. All and any action 
सचिव के रूप में पदाभिहित किया जाएगा , जैमा की राज्य 

taken by him thereafter in the so called discharge 
सरकार द्वारा निर्णीत है । 

of his duties and functions as the Chief Electoral 

Officer shall be unauthorised and non -est and null 
4. यदि श्री एस. के . हाजरा , को आयोग की लिखित 

and void and he shall render himself liable to 

disciplinary action . 
पूर्वानुमति लिए बिना कोई अतिरिक्त कार्यभार सौंपा या 
ग्रहण करवाया जाता है तो वह इस आदेश के अनुसार ऐमा 

[ No . 154KT 97 ] 
अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने की तारीख में मुख्य निर्वाचन 

By Order, 
अधिकारी , कर्नाटक के पदभार से स्वतः हटा दिए गए समझे 

C . R. BRAHMAM, Secy . 
जाएंगे और अलग से कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा 
अथवा जारी करने की अावश्यकता नहीं होगी । उमके 

नई दिल्ली , 14 फरवरी , 1997 
पश्चात मख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में उनके द्वारा 

प्रा . अ . 38 : - - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 
की गई सभी या कोई भी कार्रवाई अप्राधिकृत और नास्ति 

( 1950 का 43 ) की धारा 13क की उपधारा ( 1 ) 
तथा अकृत और शुन्य होगी तथा वे स्वयं को अन् शास 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत निर्वाचन 
नात्मक कार्रवाई के भागी बनागे । 

प्रायोग पश्चिम बंगाल, सरकार के परामर्श से श्री एस . के . 

मागोन के स्थान पर श्री जवाहर सिरकार , आई . ए . एम . , 
[ म . 154/कर्नाटक / 97] 

सचिव पश्चिम बंगाल सरकार को उनके कार्यभार संभालने 
प्रादेश से , 

की तारीख से और आगामी आदेशों तक , पश्चिम बंगाल 

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा नामित 
सी . प्रार . ब्रहम्म , सचिव 

करता है । 


New Delhi, the 14th February , 1997 
O . N . 37. ---In exercise of the powers confer 
red by sub -section ( 1 ) of Section 13A of the Re 
presentation of the People Act, 1950 ( 43 of 1950 ), 
the Election Commission of India, in consultation 
with the Government of Karnataka hereby 
nominates Shri S . K . Hajra, IAS, Secretary to 
Government of Karnataka as the Chief Electoral 
Officer for the State of Karnataka with effect from 


2. श्री जवाहर सिरकार , पश्चिम बंगाल सरकार के 
अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को जिन्हें 
वे ऐमे पदभार ग्रहण करने से पूर्व पारित कर रहे हो , तरफाल 
धारण करना बन्द कर देंगे या सौंप देंगे । किसी अपवाद 
की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
____ 3. श्री जवाहर मिरकार को मुख्य निर्वाचन प्रावकारी, 
पश्चिम बंगाल के रूप में कार्य करते हुए पश्चिम बंगाल 
सरकार के अधीन कोई भी अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने 


ciplinary and he unauthor 


[ भाग II - खंड 3 (iii )] भारत का राजपत : मार्च 1,1997/ फाल्गुन 10, 1918 

161 
- -- - - : - - --- - - - - - - - - - -- - - 
की अनुमति नहीं दी जाएगी , सिवाय इसके कि उन्हें राज्य additional charge as per this order and no separato 
सचिवालय में निर्वाचन आयोग के अधीन विभाग के प्रभारी orders will , or need to , issue. All and any action 

taken by him thereafter in the so called discharge 
सरकार के सचिव के रूप में पदाभिहित किया जाएगा , जैसा 

of his duties and functions as the Chief Electoral 
कि राज्य सरकार द्वारा निर्णीत है । 

Oflicer shall be unauthorised and non - est and null 

and void and he shall render himself liable to dis 
4. यदि श्री जवाहर सिरकार को आयोग की लिखित 
पूर्वानुमति लिए बिना कोई अतिरिक्त कार्यभार सौंपा या 
ग्रहण करवाया जाता है तो वे इस प्रादेश के अनुसार ऐसा 

[ No. 154/ WB971 

By Order, 
अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से मुख्य 

C . R. BRAHMAM, Secy . 
निर्वाचन अधिकारी , पश्चिम बंगाल के पदभार मे स्वतः 
हटा दिए गए समझे जाएंगे और अलग से कोई आदेश जारी 
नहीं किया जाएगा अथवा जारी करने की आवश्यकता नही 

नई दिल्ली , 14 फरवरी , 1997 
होगी । उसके पश्चात मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में 

भा . प्र . 39 : - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 
उनके द्वारा की गई सभी या कोई भी कार्रवाई अप्राधिकृत 

( 1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
पौर नास्ति तथा प्रकृत और शुन्य होगी तथा वे स्वयं को 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन प्रायोग 
अनुशासनात्मक कार्रवाई के भागी बनाएंगे । 

असम सरकार के परामर्म से श्री शरद गुप्ता के स्थान 
[ सं . 154/प . ब . / 97] पर श्री भास्कर मुशहरी , पाई. ए . एस . सचिव; असम 
आदेश से , 

सरकार को उनके कार्यभार संभालने की तारीख से 
सी . पार , ब्रहमम , सचिव 

और मागामी प्रादेशों तक , असम के मुख्य निर्वाचन अधि 
कारी के रूप में एतवारा नामित करता है । 


2. श्री भास्कर मुशहरी , असम सरकार के अधीन सभी 
पदभार या किसी कार्य के पदभारों को जिन्हें वे ऐसे पदभार 
ग्रहण करने से पूर्व धारित कर रहे हों , तरकाल धारग 
करना बन्द कर देंगे या सौंप देंगे । किसी अपवाद की अनु 
मति नहीं दी जाएगी । 


New Delhi, the 14th February, 1997 
O . N. 38.----In exercise of the powers confer 
red by sub -section ( 1 ) of Section 13A of the Re 
presentation of the People Act, 1950 (43 of 1950 ), 
the Election Commission of India , in consultation 
with the Government of West Bengal hereby 
nominates Shri Jawahar Sircar, IAS, Secretary to 
Government of West Bengal as the Chief Electoral 
Officer for the State of West Bengal with effect 
from the date he takes over charge and until 
further orders vice Shri S . K . Magon. 


3. श्री भास्कर मशहरी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी , 
असम राज्य - क्षेत्र के रूप में कार्य करते हुए असम सरकार के 
अधीन कोई भी अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति 
नहीं दी जाएगी , सिवाय इसके कि उन्हें राज्य सचिवालय 
में निर्वाचन आयोग के अधीन विभाग के प्रभारी सरकार 
के सचिव के रूप में पदाभिहित किया जाएगा, जैसाकि राज्य 
सरकार द्वारा निर्णीत है । 


2 . Shri Jawahar Sircar shall cease to hold and 
hand over forthwith the charge of all or any 
charges of work , under the Government of West 
Bengal which he may be holding before such 
assumption of office . No exceptions will be per 
mitted . 


3. Shri Jawhar Sircar while functioning as the 
Chief Electoral Officer, West Bengal shall not be 
ordered to hold any additional charge whatsoever 
under the Government of West Bengal, except 
that he should be designated Secretary to the 
Government in charge of Election Department in 
the State Secretariat as decided by the State 
Government , 


4. यदि श्री भास्कर मुशहरी , को आयोग की लिखित 
पूर्वानुमति लिए बिना कोई अतिरिक्त कार्यभार सौंपा या 
ग्रहण करवाया जाता है तो वह इस आदेश के अनुसार ऐसा 
अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से मुख्य निर्वाचन 
अधिकारी, असम के पदभार से स्वत : हटा दिए गए समझे 
जाएंगे और अलग से कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा 
अथवा जारी करने की प्रावश्यकता नहीं होगी । उसके पश्चात् 
मम्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में उनके द्वारा दी गई सभी 
या कोई भी कार्रवाई अप्राधिकृत और नास्ति तथा प्रकृत 
और शन्य होगी तथा वे स्वयं को अन शासनात्मक कार्रवाई 
के भागी बनाएगे । 


4 . If Shri Jawhar Sircar is entrusted with or is 
made to hold any additional charge of any kind 
whatsoever , without the prior written approval of 
the Commission , he shall stand removed automati 
cally from the office of the Chief Electoral Officer , 
West Bengal from the date of assumption of such , 
372 GI /97 - 2 


मि . 154/ अमम / 97 ] 

आदेश से , 
मी . आर . ब्रम्म, मचिव 


Chad hand Bhaska 


162 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 1 , 1997 / PHALGUNA 10 , 1918 [ PART II. - SEC . 3 ( iii ) ] 
- - - - - . - . 

- - - --- - - - - - - - - - - - - - 
New Delhi , the 14th February , 1997 

के पदभारों का जिन्हें वे ऐसे पदभार ग्रहण करने से पूर्व 
,!!! O .N . 39 . - In exercise of the powers confer 

" धारित कर रहे हों , तत्काल धारण करना बन्द कर देंगे या 
red by sub-section ( 1 ) of Section 13A of the Re सौंप देंगे । किसी अपवाद की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
presentation of the People Act, 1950 ( 43 of 1950 ), 
the Election Commission of India , in consultation 

3. श्री प्रो . पी . केलकर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी , 
with the Government of Assam hereby nominates दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य - क्षेत्र के रूप में कार्य करते 
Shri Bhaskar Mushabary, IAS, Secretary to Gov 

हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य - क्षेत्र सरकार के अधीन 
ernment of Assam as the Chief Electoral Officer 
to the Stale of Assam with effect from the date 

कोई भी अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं 
he takes over charge and until further crdcrs vice दी जाएगी, सिवाय इसके कि उन्हें राज्य सचिवालय में 
Shri Sharad Gupta . 

निर्वाचन आयोग के अधीन विभाग के प्रभारी मरकार 
.. Shri Bhaskar Mushahary shall cease to hold के सचिव के रूप में पदाभिहित किया जाएगा, जैमा कि 
and hand over forthwith the charge of all or any राज्य सरकार द्वारा निति है । 
charges of work , under the Government of Assam 
which he may be holding before such assumption ____ 4. दि श्री प्रो . पी . केतकर को प्रायोग को लिखित 
of office.. No exceptions will be permitted. 

पूर्वानुमति लिए बिना कोई अतिरिक्त कार्यभार सापा या 
. : Shri Bhaskar Mushahary while functioning प्रग करवाया जाता है तो वह इस आदेश के अनुसार ऐसा 
as the Chict . Electoral Officer, Assan shall not be अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से मख्य निर्वाचन 
ordered to hold any additional charge whatsoever 
under the Government of Assam , except that he 

अधिकारी , दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य -क्षेत्र के पदभार 
should be designated Secretary to the Government ने स्वत : हटा दिए गए ममझे जागे और अलग में कोई 
incharge of Lcction Department in the State आदेश जारी नहीं किया जाएगा अथवा जारी करने की अावश्यकता 
Secretariat as decided by the State Government. नहीं होगी । उसके पश्चात् मुख्य निर्वाचन अधिकारी 
4 . If Shri Bhaskar Mushahary is entrusted with 

के रूप में उनके द्वारा की गई सभी या कोई भी कार्रवाई 
or is made to hold any additional charge of any अप्राकृन और नास्ति तथा अकृत और शून्य होगी तथा 
kind whatsoever , without the prior written appro 

व स्वयं का अनुमासनात्मक कार्रवाई के भागी बना । 
va ) of the Commission , he shall stand removed 
automatically from the office of the Chief Electoral 

म . 15-1/ दिल्ली / 97] 
Officer, Assam from the date of assumption of 

प्रादेश से , 
such additional charge as per this order and no 
separate orders will , , or need to , issue. All and 

सी . आर . ब्रह्मम , सचिव 
any action taken by him thereafter in the so called 
discharge of his duties and functions as the Chief 
Electoral Officer shall be unauthorised and non -est 

___ New Delhi , the 14th February , 1997 
and null and void and he shall render himself 

O . N. 40 .. _ In excrcise of the powers conferred by sub 
liable to disciplinary action . 

Rection ( 1 ) of section 13A of the Representation of the People 

Act, 1950 ( 43 of 1950) , the Election Commission of India , 
. . . . - [ No . 154/ AS / 971 in consultation with the Government of National Capital 

Territory of Delhi hereby nominates Shri O . P . Kelkur , IAS , 
By Order, Secretary to Government of National Capital Territory of 
C . R . BRAHMAM , Secy . 

Delhi as the Chief Electoral Officer for the State of National 
Capital Territory of Delhi with effect from the date ise takes 

over charge and until further ordors vice Shri T . T . Boscph . 
:: . . . . . . नई दिल्ली , 14 फरवरी , 1997 

2. Shri o . P . Kelkar shall ccasc to hold and hand over forth 
40 : - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 

with tho charge of all or any charges of work , under the 

Goycrnment of National Capital Territory of Delhi which he 
( 1950 का 43) की धारा 13क , की उपधारा ( 1 ) 

may be holding before such assumption of office . No excep 

tipuis will be permitted . 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत निर्वाचन 

3 . Shri O . P. Kelkar while functioning as the Chief Elec 
आयोग, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सरकार के 

toral Officer , National Capital Territory of Delhi shall not 
परामर्श से श्री टी . टी . जोसफ के स्थान पर श्री ओ . पी . be ordered to hold any additional charge whatsoever under 

tho Govomment of National Capital Territory of Delhi, 
केलकर , आई. एस . , सचिव दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी except that he should be designated Secretary to the Gover 
राज्य क्षेत्र सरकार को उनके कार्यभार संभालने की 

Dent incharge of Election Department in the State Secretariat 

as decided by the State Government/Union Territory Ad 
तारीख में प्रार आगामी आदेशों तक , दिल्ली राष्ट्रीय ministration , 
राजधानी राज्य - क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप 

. 4. If Shri O . P . Kelkar is entrusted with or is made to 
में एतद्द्वारा नामित करता है । 

hold any additional chargo of any kind whatsoever , without 
tho prior written approval of the Commission . he shan 

stand removed automatically from the office of the Chief 
. ! 2. श्री ओ . पी , केलकर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी 

Electoral Officer , National Capital Territory of Delhi from 
राज्य - क्षेत्र सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य 

the date of assumption of such additional charge as per 
this order and nd separate orders will, or need to , issuc . 


[ भाग [ - - बE 3 (iii ) ] भारत का राजपत्र . मार्च 1, 1997पालगन । (1,1918 

16 
- - - . -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

. - - - - 
-- - - - - : 

- - ----- . 
All and any action taken by him thercafter in the so called 

समझे जाएंगे और अलग से कोई प्रादेश जारी नहीं किया 
discharge of his duties and functions as the Chief Electoral 
Officer shall bo unauthorised and non - est and null and void जाएगा अथवा जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी । उसके 
and he shall render himself liable to disciplinary action . 

पश्चात मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में उनके द्वारा की 
[ No . 154 / DL / 977 

गई सभी या कोई भी कारवाई अप्राधिकृत और नास्ति तथा 
By Order , 

प्रकृति और शन्य होगी तथा व स्वयं को अनुशासनात्मक 
C . R . BRAHMAM Secy . 

कार्रवाई के भागी बनाएंगे । 


नई दिल्ली , 13 फरवरी, 1997 


स 151/ म. प्र. / 97] 

आदेशन, 
म . वार . ब्रह्म म , मचिब 


New Delni, the 14th February, 1497 


आ . अ . 41 - - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 
( 1950 का 3 ) की धारा 13 क की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत निर्वाचन 

आयोग , मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श मे श्री रनवीर सिंह 
के स्थान पर श्री जे , एल . बोप , श्राई. p . एस . चिव 
मध्य प्रदेश सरकार को उनके कार्यभार पर 
संभालने की तारीर से और नागामी आदेशों तक, - 
प्रदेश राज्य के म मग निर्वाचन अधिकारी के रूप में लदाग 
नामित करता है । 


O . N . 41. — In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 13A of the Representation of thc 
Founle Act , 1950145 of 1950 ). the Election Commission of 
Inuia , in consultation with the Government of Madisya 
Prisdcsh hereby nominules Shri J. L . Bose , IAS, Secretary to 
Government of Madhya Prade - h 45 the Chief Electoral 
Oitices for the State of Madhya Pradesh with effect from the 
date he takes over care and cintil further order s vise Shri 
Raphir Singh . 


2 . Shri J . L . Bose shall ccise to hold and hand over forth 
with the charge of all or any charges of work , under the 
Government of Madhya Pradesh which he may he hilding 
before such assumption of office . No exceptions wil be 
permitted . 


2. श्री जे . एल . बोस , मध्य प्रदेश सरकार के अधीन 
सभी पदभार किसी कार्य के पदभारों को जिन्हें वे ऐरो पदभार 
ग्रहण करने के में पूर्व भारित कर रहे हो , लत्कार 
करना बन्द कर देंगे या सौंप देंगे । किसी अपनाद की ग्रन 
मति नहीं दी जाएगी । 

3. श्री जे . एल . बाम को मुख्य निर्वाचन अधिकारी , 
मध्य प्रदेश के रूप में कार्य काने हुए मध्य प्रदेश मरवार के 
अधीन कोई भी अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने की अन 
मति नहीं दी जाएगी, सिवाय इसके कि उन्हें राज्य सचिवालय 
में निर्वाचन आयोग के अधीन विभाग के प्रभारी सरकार 
के सचिव के रूप में पदाभिहित किया जाए , जैसा कि , 
राज्य सरकार द्वारा निर्णीत है । 


3 . Shri J, L . Rone wille functioning as the Chief L Imctoral 
Officer , Madiya Pricsh shall not be ordered to hold unv 
additional charge whitsoever under the Government of 
Mudhya Pradesh , entzpt that he should he designated Secre 
tary to the Government jicharge of Election Department in 
the State Secretariat es decided by the State Goverumet, 


+ . If Shri J . I . Bose is eTrusted with or is matic 10 hold 
any additional charge of any kind whatsoever without the 
prior written upproval of the Commission , he shall stand 
removal automatically from the oflice of the Chief Electoral 
Ollicer , Madhya Pradesh from the date of assumption of such 
additorn charge as per this order and no separate orklers 
will, Aay need to , issue . All and uny action taken by him 
thereafte , in the ho called discharge of his duties and func 
tions as the Chief Electoral Office shall he unauthorised and 
non - est and null and void and he shall ronder himself liable 
to disciplinary action. 


4. यदि श्री जे . एल . बोस को प्रायोग की लिखित 
पूर्वानुमति लिए बिना कोई अतिरिक्त कार्यभार सौंपा या 
ग्रहण करवाया जाता है तो वह इस आदेश के अनुसार ऐसा 
अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से मुख्य निर्वाचन 
अधिकारी मध्य प्रदेश के पदभार में स्वत : हटा दिए गए 


INo . 151/ MP / 97 ] 

By Order , 
CR BRA ? ?MAM , Secy . 


.- 


- . 


- . 


. - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


Printul by the Manager ,Govt. of India Press, Ring Road , Miyapuri, New Daljini10 .0 . 1 

and Published by the Controllor of Publications, ) ; 21- 11 ) ) in ! ) : 


